रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


ANTARA 


any 


SHTRIYA 


K 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 17 , 2017 / फाल्गुन 26 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY ,MARCH 17 , 2017/PHALGUNA 26 , 1938 


सं . 761 ] 
No. 761 ] 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017 
का . आ . 850 ( अ). – केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 
( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ. 1533( अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के 
अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् महाराष्ट्र, प्राधिकरण 
कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 

श्री . आनन्द बी . कुलकर्णी, 
भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त ) 
द्वारा श्री . सुमित मल्लिक , 
8, यशोदन , दिनशा वाचा मार्ग, 
मुंबई- 400020 


अध्यक्ष 


श्री . मुकुंद सदाशिव आठवले , 

सदस्य 
302 - बी , पार्शवा-गिरीराज , 
मदुराम हॉल के सामने , हरि शंकर जोशी रोड , 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई- 400068 
अपर मुख्य सचिव , 

सदस्य - सचिव 
पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार 
2. महाराष्ट्र, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए पद धारण करेंगे । 


1443 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


3. महाराष्ट्र , प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र 
अधिसूचना , तारीख 14 सितम्बर , 2006 में यथाप्रगणित हैं | 
4. महाराष्ट्र , प्राधिकरण इस अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों 
( एसईएसी) की शिफारिशों के पश्चात अपना विनिश्चय करेगा | 
5. केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र प्राधिकरण की सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से, महाराष्ट्र में भवन 
परियोजनाओं को छोड़कर उद्योगों , खनन , सिंचाई से संबंधित सभी परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिए पहली 
राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , महाराष्ट्र (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पहली एसईएसी - 1, महाराष्ट्र कहा गया है ) 
गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-- 

( पहली राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति ) 


अध्यक्ष 


डॉ . उमाकांत गणपतराव दांगट , 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( सेवानिवृत्त ) 
रुतुपर्णा बिल्डिंग , भगवती डवेल्पर्स , 
बानेर , पुणे -411045. 


सदस्य 


श्री . पदमाकर पंडितराव नन्दुसेकर , 
अमेश को . ऑ. हॉऊसिंग सोसायटी , 
बिल्डिंग क्र . 44, फ्लॅट नं . 701ए , 
तिलक नगर, चेंबुर, मुंबई- 400089 . 


सदस्य 


श्री . शंकर धर्मराज धोते , 
202, बी -विंग , शिमिरिंग हाईट्स , 
पवई विहार, मुंबई- 400076. 


सदस्य 


| 4. | श्री . कन्हैया एम . शाह , 

लक्ष्मी प्रसाद अपार्टमेंट , 273 , 
नवी पेठ, पुणे 


5 . 


सदस्य 


| श्री . अरविंद अरुणकुमार ढोले , 

401 , शिवालया हाईट्स , आजाद नगर , 
| वीर देसाई रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , 
मुंबई- 400053 


to 


सदस्य 


| श्री . अनिश पी . अंधेरिया , 
वाईल्डलाईफ कन्सरवेशन ट्रस्ट , 
11वी मंजिल , मफतलाल सेंटर, 
नरिमन पॉईन्ट , मुंबई- 400021 


सदस्य 


श्री . भास्कर दत्तात्रेय कुलकर्णी , 
आयएनएसए वरिष्ठ साईन्टिस्ट और जे . सी . बोस फेलो नेशनल केमिकल 
लेबोरटरी , 
पुणे -411008 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सदस्य 


श्री . अभय भालचंद्र ठाकुर , 
2/ 9, माई कृपा सागर सोसायटी , 
कॅटेरिंग कॉलेज समोर , वीर सावरकर मार्ग, 
दादर , मुंबई- 400028 . 


सदस्य 


डॉ . संजय कुमार नारायण पाटील , 
स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट और अर्थ साइन्स , 
उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय , पोस्ट बॉक्स नं . 80 , जलगांव-425001 . 


10 . | उप सचिव , 

सचिव 
पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार 
6. केन्द्रीय सरकार , महाराष्ट्र प्राधिकरण की सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से , मुंबई महानगर क्षेत्र , 
महाराष्ट्र में सन्निर्माण परियोजनाओं के लिए दूसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् दूसरी 
एसईएसी , महाराष्ट्र कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् :-- 

( दूसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति ) 


अध्यक्ष 


| श्री . जॉनी जोसेफ, 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( सेवानिवृत्त ), 
701 , कॅल्लालीली- वाय , नहर अमृत शक्ति , 
चांदिवली , अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400072 . 


सदस्य 


डॉ . राकेश कुमार , 
सीएसआईआर- एनईईआरआई , 
नेहरु मार्ग, नागपुर रिसर्च एण्ड इनोव्हेशन सेंटर , मुंबई. 


सदस्य 


| डॉ . वी . ए . म्हैसलकर , 

207 , गंगा निवास , पश्चिम उच्च न्यायालय कोर्ट , धर्मपेठ ऐक्सटेंशन , नागपुर 
440010 . 


सदस्य 


डॉ . भारत भूषण , 
प्रोफेसर , डीन ( अॅकेडमिक) एण्ड सचिव , 
सेटर फॉर इन्मेिंट एण्ड डेव्लेपमेंट, 
यशदा , 
यशदा केम्पस , बानेर रोड, पुणे -411007, भारत 


सदस्य 


श्री . लक्ष्मण प्रल्हाद खाडे, 
( सेवानिवृत्त परिवहन आयुक्त ) , 
प्लॉट नं . 31 , प्रशांत सोसायटी , 
कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे, पौड रोड , 
पुणे - 411038. 


सदस्य 


डॉ . वी . जोथीप्रकाश , 
प्रोफेसर , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , 
सिविल इंजिनियरिंग विभाग , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, पवई, मुंबई 
400076. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


| 7. 


सदस्य 


सदस्य 


श्री . हितेन जगदीशचंद्र सेठी , 
एचएएस, ग्रॉऊन्ड फ्लोर , ययाती सीएचएस , 
प्लॉट नं . 9 , सेक्टर 58ए, एनआरआई कॉम्पलेक्स के पास, नेरुल ( पश्चिम ), 
नवी मुंबई - 400706. 
| श्री . उपेन्द्र दत्तात्रेय कुलकर्णी, 
असोसिएट प्रोफेसर, 
सिविल और जल प्रबंधन विभाग, एसजीजीएस इंजिनियरी और प्रौद्योगिकी 
संस्थान , विष्णुपुरी , नांदेड , महाराष्ट्र - 431606. 
निदेशक , 
पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार 


सचिव 


7. केन्द्रीय सरकार , महाराष्ट्र प्राधिकरण की सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से , गैर -मुंबई महानगर 
क्षेत्र महाराष्ट्र में सन्निर्माण परियोजनाओं के लिए तीसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 
तीसरी एसईएसी, महाराष्ट्र कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-- 

( तीसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति ) 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


श्री . काले अनिल दत्तात्रयराव , 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( सेवानिवृत्त ), 
फ्लॅट नं . ए4, बिल्डिंग नं . 12, सरकारी कॉलोनी , हाजीअली , मुंबई- 400034 . 
श्री . अजय शंकरराव धुमाल , 
अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक , 
के . पी . ग्रुप ऑफ कंपनीज , 
229/ 230, अरुण चेम्बर्स, ताडदेव , 
मुंबई- 400034. 
श्री . सुधीर यशवंत घाटे , 
ए-602 , संस्कार टॉवर्स , नीलम नगर, 
फेस II, मुलुंड (पूर्व), मुंबई-400081. 
डॉ . राजेश बी . बिनीवाले , 
सिनीअर प्रिन्सिपल साईंटिस्ट एण्ड हेड क्लिनर टेक्नोलॉजी एण्ड मोडेलिंग 
डिवीजन , 
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजिनियरी अनुसंधान संस्थान , नेहरू मार्ग, नागपूर - 440020 , 
भारत 
डॉ . शंकर विश्वनाथ , 
सी / 8, रुनवाल पार्क , वी . एन . पुरव मार्ग , 
फायर ब्रिगरेड के सामने , चेंबूर नाका, मुंबई- 40071. 
डॉ . रमेश गणपतराव चिल्लावार , 
अस्टिटन्ट प्रोफेसर , बॉटनी विभाग, 
यशवंत महाविद्यालय , 
वीआईपी रोड , बाबा नगर , नांदेड (महाराष्ट्र)- 431602. 
श्री . प्रदीप कुमार पांडुरंग जोशी , 
प्लॉट नं . 90 , बिल्डिंग नं . 1, फ्लैट नं . 6, महालक्ष्मी बिल्डिंग , हिंदू कॉलोनी, लेन 
नं . 3, भगिनी समाज के नज़दीक , दादर , मुंबई - 400014. 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| प्रय 


| श्री . दत्तात्रय रामराव थोरात , 

सदस्य 
प्लॉट नं . 34, हरसिध्दी हॉऊसिंग सोसायटी , मयूर पार्क , हरसुल , औरंगाबाद 
(महाराष्ट्र ) 
वैज्ञानिक ग्रेड -I, 

सचिव 
पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र सरकार 
8. पहली , दूसरी और तीसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे । 
9. पहली, दूसरी और तीसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , महाराष्ट्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं 
का पालन करेगी जो राजपत्र अधिसूचना , तारीख 14 सितम्बर , 2006 में यथाप्रगणित हैं | 
10. पहली, दूसरी और तीसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति, महाराष्ट्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी 

और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो 
बहुमत का मत अभिभावी होगा । 
11. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र प्राधिकरण और पहली, दूसरी तथा तीसरी , राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , महाराष्ट्र के 
लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी । प्राधिकरण और पहली , दूसरी तथा 
तीसरी, राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति के सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार -तंत्र समर्थन , जिसके अंतर्गत 
आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं हैं , की व्यवस्था सचिवालय करेगा । 
12. महाराष्ट्र प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा पहली, दूसरी और तीसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , महाराष्ट्र, को 
बैठक के लिए फीस , यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होंगे । 

[ फा . सं. जे-11013 /30/ 2007- आई.ए. II (I)] 

___ मनोज कुमार सिंह , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th March , 2017 
S . 0 . 850 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 3 of the Environment 
(Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile 
Ministry of Environment and Forests, number S . O . 1533 ( E), dated the 14th September, 2006 ( hereinafter referred to as 
the said Gazette notification ), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact 
Assessment Authority , Maharashtra (hereinafter referred to as the Authority , Maharashtra ) comprising of the following 
Members , namely : 
Shri Anand B . Kulkarni 

...Chairman 
Indian Administrative Service (Retired ) 
C / o Shri Sumit Mullick, 8, Yashodan, Dinsha Wacha 
Marg , Mumbai - 400020 


(ii ) 


.Member 


Shri Mukund Sadashiv Athavale 
302 - B , Parshwa -Giriraj Opp. Maduram Hall, Hari Shankar 
Joshi Road, Dahisar ( East), Mumbai - 400 068 . 


( iii ) 


Additional Chief Secretary 
Environment Department, Government of Maharashtra 


..... Member- Secretary 


2 . 

The Chairmon 

The Chairman and Members of the Authority , Maharashtra shall hold office for a term of three years from the 
date of publication of this notification in the Official Gazette . 
3 . The Authority , Maharashtra shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said 
Gazette notification dated the 14th September, 2006. 
4 . The Authority , Maharashtra shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert 
Appraisal Committees (SEACs) constituted for the State of Maharashtra by this notification . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


5 . To assist the Authority, Maharashtra , the Central Government in consultation with the State Government of 
Maharashtra, hereby constitutes the First State Expert Appraisal Committee for all the projects related to Industries, 
Mining , Irrigation and other projects excluding building projects in Maharashtra (hereinafter in this notification referred 
to as First SEAC, Maharashtra ) comprising of the following Members, namely : 

( First State Expert Appraisal Committee) 
Dr. UmakantGanpatrao Dangat 

....Chairman 
Indian Administrative Service ( Retired ) 
Rutuparna Building Bhagwati Developers , Baner, Pune – 411 045 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . . . . . . . . 


...Member 


Shri Padamakar Panditrao Nandusekar 
Amesh Co - Op Housing Society, Building No. 44, Flat No. 701 A , 
Tilak Nagar, Chembur 
Mumbai- 400089, 


(iii) 


Shri Shankar Dharmaraj Dhote 
2202 B -Wing Shimmering Heights Powaivihar,Mumbai - 76 


..Member 


( iv ) 


.. ..... ...Member 


Shri Kanhaiya M . Shah 
Laxmi Prasad Apartment 273 , Navi Peth Pune 


(v ) 


..Member 


Shri Arvind Arunkumar Dhole 
401, Shivalaya Heights Azad Nagar , Veera Desai Road Andheri 
( W ) Mumbai-53 


(vi) 


. . . . ..Member 


Shri Anish P . Andheria 
Wildlife Conservation Trust 11th Floor, Mafatlal Center , Nariman 
PointMumbai-400021 


(vii ) 


..........Member 


Shri Bhaskar Dattatraya Kulkarni 
INSA Senior Scientist and J.C . Bose Fellow National Chemical 
Laboratory , 
Pune - 411 008 


(viii ) 


... ... ...Member 


Shri Abhay Bhalchandra Thakur 
2 /9 Mai Krupa Sagar Society Opp . Catering College Veer Savarkar 
Marg Dadar, 
Mumbai – 400028 


(ix ) 


..Member 


Dr. Sanjay Kumar Narayan Patil 
School of Environment & Earth Sciences , North Maharashtra 
University , Post Box No. 80 , Jalgaon -425 001 


(x ) 


Deputy Secretary 
Environment Department, Government of Maharashtra . 


.. ...Secretary 


6 . To assist the Authority , Maharashtra , the Central Government in consultation with the State Government of 
Maharashtra, hereby constitutes the Second State Expert Appraisal Committee for construction project in Mumbai 
Metropolitan Region Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as Second SEAC , Maharashtra ) comprising 
of the following Members , namely: 

(Second State Expert Appraisal Committee ) 
( i ) Shri Johny Joseph 

. .........Chairman 
Indian Administrative Service ( Retired ) 
701, Callalily - Y , Nahar Amrit Shakti, Chandivali , Andheri 
East,Mumbai - 400072 


( 11 ) 


. ..Member 


Dr. Rakesh Kumar 
CSIR -NEERI Nehru Marg Nagpur Research & Innovation 
Centre , Mumbai 


[ HT1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iii) 


... .......Member 


Dr. V A Mhe 
Dr. V . A . Mhaisalkar 
207 , Ganga Niwas, West High Court Road , Dharampeth 
Extension , Nagpur-440 010 


( iv ) 


.Member 


Dr. Bharat Bhushan 
Professor , Dean (Academic ) and Secretary , Centre for 
Environment and Development, YASHADA 
YASHADA Campus , Baner Road , Pune 411007, India 


( v) 


... ..... ..Member 


Shri Laxman Pralhad Khade 
(Retired Transport Commissioner ) 
Plot No . – 31, Prashant Society , Behind Krishna Hospital, 
Paud Road , Pune – 411038 


(vi) 


.. ... ... ..Member 


Dr. V . Jothiprakash 
Professor Indian Institute of Technology , 
Department of Civil Engineering Indian 
Technology Bombay , Powai Mumbai – 400076 


Institute 


of 


(vii) 


...Member 


Shri Hiten Jagdishchandra Sethi 
HAS , Ground Floor, Yayati CHS, Plot No . 9 , Sector -58 A , 
Near NRI Complex , Nerul ( W ), 
Navi Mumbai - 400706 


(viii) 


..Member 


Shri Upendra Dattatraya Kulkarni 
Associate Professor, 
Department of Civil and Water Management Engineering , 
SGGS Institute of Engineering and Technology , Wishnupuri , 
Nanded , Maharashtra -431606 . 


(ix ) 


.... ...... Secretary 


Director 
Environment Department, Government ofMaharashtra . 


7 . To assist the Authority , Maharashtra , the Central Government in consultation with the State Government of 
Maharashtra , hereby constitutes the Third State Expert Appraisal Committee for construction projects outside the 
Mumbai Metropolitan Region Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as Third SEAC , Maharashtra ) 
comprising of the following Members, namely: 

( Third State Expert Appraisal Committee ) 
(i) Shri Kale Anil Dattatrayarao 

. Chairman 
Indian Administrative Service (Retired ) 
Flat No. A4, Building No. 12 , Government Colony , Hajili, 
Mumbai-34 


( ii ) 


. . . .. . ..Member 


Shri Ajay Shankarrao Dhumal 
Chairman and Managing Director, K .P . Group ofCompanies 
229 /230 , Arun Chambers, Tardeo , Mumbai – 34 


(iii) 


...Member 


Shri Sudhir YashwantGhate 
A -602 , Sanskar Towers Neelam Nagar Phase II Mulund (E ), 
Mumbai – 400081 


( iv ) 


. .. ... ..Member 


Dr. Rajesh B . Biniwale 
Senior Principal Scientist and Head Cleaner Technology and 
Modeling Division , 
National Environmental Engineering Research Institute, Nehru 
Marg ,Nagpur 440020 India 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


..... .. ...Member 


Dr. Shankar Vishwanath 
C /8 Runwal Park , V .N . Purav Marg, Opp Fire Brigade 
Chembur Naka, Mumbai – 400071 


( vi) 


.Member 


Dr. Ramesh Ganpatrao Chillawar 
Assistant Professor, Department of Botany, 
Yeshwant Mahavidalaya 
VIP Road, Baba Nagar, Nanded (Maharashtra ) – 431602 


(vii) 


. .........Member 


Shri Pradeep Kumar Pandurang Joshi 
Plot No. 90 , Building No . 1, Flat No. 6 , Mahalakshmi 
Building , Hindu Colony , Lane No. 3, Near Bhagini Samaj , 
Dadar,Mumbai- 14 


( viii) 


..Member 


Shri Dattatray Ramrao Thorat 
Plot No. 34 , Harsiddhi Housing Society Mayur Park , Harsul, 
Aurangabad (Maharashtra) 


(ix ) 


Scientist Grade- I 
Environment Department, Government ofMaharashtra 


..........Secretary 


8 . The Chairman and Members of the first SEAC , second SEAC and third SEAC , Maharashtra shall hold office for 
a term of three years from the date of publication of this notification in the OfficialGazette. 
9 . The first SEAC , second SEAC and third SEAC , Maharashtra shall exercise such powers and follow such 
procedures as enumerated in the said Gazette notification dated the 14th September, 2006 . 
10 . The first SEAC , second SEAC and third SEAC , Maharashtra shall function on the principle of collective 
responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case , and if consensus cannot be reached , the 
view of the majority shall prevail. 
11 . The State Government of Maharashtra shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority , 
Maharashtra, the first SEAC , second SEAC and third SEAC , Maharashtra . The Secretariat shall provide all financial and 
logistic support including accommodation , transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions 
of the Authority and first SEAC , second SEAC and third SEAC . 
12 . The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Member of the Authority , 
Maharashtra and first SEAC , second SEAC and third SEAC , Maharashtra shall be paid as per rules of the State 
Government ofMaharashtra . 

[ F . No . J -11013 / 30 / 2007 - IA . II (I) ] 
MANOJKUMAR SINGH , Jt. Secy . 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date: 2017.03. 17 22 :05:22 
+ 05 30 


SRIVASTAVA 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


